रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II Section 3._ Sub - section (ü ) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 1, 2004 / चैत्र 12, 1926 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 1, 2004 /CHAITRA 12 , 1926 


सं . 346 ) 
No. 346 ] 


पोत - परिवहन मंत्रालय 

( नौवहन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2004 
का . आ . 450( अ). - केन्द्र सरकार, नाविक भविष्य निधि स्कीम, 
1966 के पैरा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत 
सरकार , पोत - परिवहन मंत्रालय ( नौवहन पक्ष ) की दिनांक १ अप्रैल , 
2003 की अधिसूचना संख्या का . आ . 425 ( अ ) का अधिक्रमण करते 
हुए, नाविक भविष्य निधि के न्यासी मंडल के परामर्श से उक्त स्कीम के 
पैरा 35 के अंतर्गत देय प्रशासनिक प्रभारों के रूप में नाविक भविष्य 
निधि के लिए 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक नियोक्ताओं और 
नाविकों के कुल अंशदान का 5 प्रतिशत निर्धारित करती है । 

[ फा . सं. जी -20017 /2/ 2003 - एम टी ] 

सुशील कुमार , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING 

( SHIPPING WING ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st April, 2004 
S . O . 450 ( E ). In exercise of the powers conferred 
by Paragraph 37 of the Seamen s Provident Fund Scheme, 
1966 and in supersession of the Notification of the 
Government of India, Ministry of Shipping ( Shipping Wing ) 
S.O . 425 (E ) dated 9th April, 2003, the Central Government, 
in consultation with the Board of Trustees of the Seamen s 
Provident Fund hereby fixes with effect from the Ist day of 
April, 2004 to the 31st day of March , 2005, 5 per cent of the 
total of employers and seamen s contribution to the 
Seamen s Provident Fund as administrative charges 
payable under paragraph 35 of the said Scheme. 

[ F. No . G- 200172/2003- MT ] 
SUSHEEL KUMAR , Jt. Secy. 


1135 GI/ 2004 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


